निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 606 ) 


8 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 29 मई 2015 


बिहार विद्युत विनियामक आयोग 
विद्युत भवन – 2, भू - तल , जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना - 800021 


- 


- - - 


- - - 


अधिसूचनाएं 

28 मई 2015 
सं. बी . इ . आर. सी . - स्था . - 17 / 2013 - 04 - विद्युत अधिनियम, 2003 ( सं . 36, 2003 ) की धारा - 181, उप - धारा 
2( 2k ) सह पठित धारा - 91 की उप - धारा (1), ( 2) और ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्युत 
विनियामक आयोग अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु 
राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियमावली में निम्नलिखित संशोधन करता है । 

संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और उपयोजन 
___ यह विनियमावली बिहार विद्युत विनियामक आयोग ( पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं 

सेवा - शर्ते) ( प्रथम संशोधन ) विनियमाली, 2015 कही जायेगी । 
( 2 ) यह बिहार गजट में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 
( 3) यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी । 
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ( पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा - शर्ते) विनियमावली , 2014 
की कंडिका 4(1)( ग ) से अनुसूची - II के क्रमांक 11 विलोपित समझा जायेगा । 
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा - शर्ते) विनियमावली, 2014 
की कंडिका 4(1 )( ड ) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा - 

" प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और 
प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सीधी भर्ती / संविदा के आधार पर, जो अनुसूची - II के 
क्रमांक - 11 एवं 23 में उल्लेखित है । " 
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा - शर्ते) विनियमावली, 2014 
के अनुसूची - II के क्रमांक - 11 के कॉलम संख्या - 04 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 

___ "प्रोन्नति / प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और 
प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा / सीधी भर्ती" | 

आयोग के आदेशानुसार, 
परमानन्द सिंह , 

सचिव । 


PER JIGIC ( 31HTERUT), 29 H $ 2015 

The 28th May 2015 
No . BERC -Estb - 17 /2013 - 04 — In exercise of powers conferred by sub -section 2 (zk ) 
of Section 181 read with sub - section ( 1 ) (2 ) and ( 3 ) of section - 91 of the Electricity Act 2003 
( 36 of 2003), the Bihar Electricity Regulatory Commission with the approval of the State 
Government amends the following Regulation to regulate recruitment terms and conditions 
of service of Officers and Staff under its control. 

Short Title Extent and Commencement. 
( 1 ) These regulations shall be called the “ Bihar Electricity Regulatory Commission 

(Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees ) 

(1st Amendment ) Regulations , 2015 ” . 
( 2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the 

official gazette . 
(3 ) These regulations shall apply to all officers and employees of the Bihar 

Electricity Regulatory Commission . 
Serial No. 11 of schedule - II is omitted from clause 4 ( 1 ) (c ). 
Clause 4 ( 1 ) ( e ) of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms 
and Conditions of Service of Officers and Employees ) Regulation , 2014 is 
substituted by: 
" by promotion or in case of non availability of candidate for promotion , on 
deputation and in case of non availability of person for deputation , by direct 
recruitment/ on contract as mentioned at serial no . 11 and 23 of schedule II of these 
regulations " . 
Serial No . 11 Column 4 of schedule - II of Bihar Electricity Regulatory Commission 
(Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees ) 
Regulation , 2014 is substituted by: 
" Promotion / in case of non availability for promotion , on deputation and in case of 
non availability on deputation on contract/direct recruitment" . 

By Order of the Commission , 
PARMANAND SINGH , 

Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC (HHTERUT ) 606 -571 + 400 - STOTOcto 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


